PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ ., FEB . 7 , 1989 (MAGHA 18, 1910 SAKA ) 


173 


HOME (POLICE ) DEPARTMENT 


The 31st January , 1989 
No. 839 /SA - 2 (.) Cash Leave . (.) In accordance with the instructions contained in Haryana 
Government Finance Department letter No. 11 /5 /78- FR - II , dated 13th February , 1978, 11/5 /78-FR -II , 
dated 21st May , 1978 and No. 11/47 /88 - IFR -JI, daled it th June , 1988 , the cash payment in lieu of 240 days 
unutilised earned leave equivalent to leave salary is sanctioned to the family of late Shri 
Gurdev Singh , Deputy Supdt. of Police, Policc Training College, Madhuban ( Karnal ) who died 
in service on the following conditions : 


(). The cash oquivalent of leave salary thus admissiblc will be paid in lump sum as one time 

settlement 


( ii ) The cash payment will be paid cqual to leave salary as admissible for earned leave and 

dearness allowance admissible on that leave salary at the rates in force on the date of 
retirement and no City Compon satory allowance and house rent allowance shall be 

payable . 
It is also certified that late Shri Gurdev Singh , Dy. Sudt. of Police did not avail any portion of 
L. P. R. of 240 days before the date of death . 

S. S. BRAR, 
Director General of Police , 

Haryana . 
राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


। 


-- 


दिनांक 31 जनवरी, 1989 
क्रमांक 3-ज - 1-89/ 28 01.-- श्री नेत राम , पुत्र श्री राम नाथ, निवासा गांव पिलानी, तहसील व जिला रोहतक 
को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948, की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन सरकार की अधिसचना 
क्रमांक 2721-ज-(II )-75/34812, दिनांक 25 नवम्बर , 1975 , द्वारा 150 रुपए और उसक बाद अधिसूचना क्रमांक 
1789- ज- 1-79844040 , दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा 150 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए वार्षिक की दर से जागीर 
मंजूर की गई थी । 

2. अब श्री नेत राम की दिनांक 29 अगस्त , 1988, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल 
उपरोक्त अधिनियम ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य मे अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की 
धारा 4 के अधीन प्रदान दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री नेत राम पूनिया की विधवा श्रीमती मनोहरी देवी 
के नाम रबी , 1988 में 300 रुपए वार्षिक की दर से, सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं । 


.. 


- 


: 


-: 


दिनांक 1 फरवरी, 1989 
क्रमांक 7-ज (1)-89/ 2892. –पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2( 8ए ) ( 1 ए ) तथा 3(1 ए) के अनुसार सोपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री जोगी राम, पुत्र श्री ख्याली राम , गांव शामड़ो, तहसील गोहाना, 
जिला सोनीपत , को रबी, 1973 से खरीफ, 1979 तक 150 रपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक 
सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

दिनांक 2 फरवरी , 1989 
क्रमांक 22-4( 2)-89/3254 .--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2( ए )( ए ) तथा ( 3 )( 1ए ) के अनुसार सौंपे 
गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्रीमती सारां देवी , विधवा श्री शोला राम , गांव अकौदा , तहसील 
व जिला महेन्द्रगढ़ को खरीफ , 1978 से खरीफ 1979 तक. 150 रुपये वार्षिक तथा , रबी 1980 से 300 रपये वार्षिक 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

राज कुमार भरोड़ा , 

अवर सचिव , 
हरियाणा सरकार, राजस्व भिवाग । 


- 


